निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 चैत्र 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 302 ) पटना , मंगलवार 3 अप्रील 2018 


निर्वाचन विभाग 


3 


अधिसूचना 

2 अप्रील 2018 
सं0 ई2 - 208 / 08 ( खण्ड - II) - 26 — बिहार निर्वाचन सेवा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद से उप निर्वाचन पदाधिकारी 
के पद पर प्रोन्नति हेतु सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26.02.2018 की कार्यवाही द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में 
निम्नांकित अवर निर्वाचन पदाधिकारी ( वेतनमान Level- 9 ) को उप निर्वाचन पदाधिकारी, ( वेतनमान Level- 11) में अधिसूचना निर्गत 
की तिथि से औपबंधिक प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना के पत्रांक 4800 दिनांक 01.04.2016 के आलोक में इस शर्त के 
साथ प्रदान की जाती है कि उक्त औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी० ) सं0 
29770 / 2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावी होगा । 
क्र० सं० नाम एवं गृह जिला | वरीयता क्रमांक । कोटि 

वर्तमान पदस्थापन 
2 

4 
1. श्रीमती निवेदिता सिन्हा, पटना 

40 / 2013 अनारक्षित हाजीपुर सदर अनुमंडल 
श्रीमती पूनम कुमारी, बेगूसराय 

41 / 2013 अनारक्षित दानापुर अनुमंडल 
श्री सोहैल अहमद, सारण 

42 / 2013 अनारक्षित समस्तीपुर सदर अनुमडल 
श्री पुष्कर कुमार , फतेहपुर ( उ0प्र0) 43 / 2013 अनारक्षित बक्सर सदर अनुमंडल 
श्री मोनिरूल शेख, पाकुड़ ( झारखंड ) 44 / 2013 

अनारक्षित कटिहार सदर अनुमंडल 
श्री धीरज कुमार, पटना 

45 / 2013 अनारक्षित जहानाबाद सदर अनुमंडल 
मो0 गजाली, भागलपुर 

47 / 2013 अनारक्षित बाँका सदर अनुमंडल 
श्री लाल बहादुर राय, दरभंगा 

48 / 2013 अनारक्षित मधुबनी सदर अनुमंडल 
श्री आशुतोष राय, गाजीपुर (उ.प्र.) 

49 / 2013 अनारक्षित सोनपुर अनुमंडल 
श्री प्रशांत शेखर, मुजफ्फरपुर 

50 / 2013 अनारक्षित निर्वाचन विभाग (मुख्यालय ) 
11. श्री सत्यप्रिय कुमार, गया 

51 / 2013 अनारक्षित मसौढ़ी अनुमंडल 


-NoFoooo| 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 अप्रील 2018 
क्र० सं० नाम एवं गृह जिला 

वरीयता क्रमांक कोटि वर्तमान पदस्थापन 
| 

2 
12 श्री जावेद इकबाल , सिवान 

53 / 2013 अनारक्षित । गोपालगंज सदर अनुमंडल 
13 श्री सुरेश कुमार , रोहतास 

55 / 2013 ___ अनारक्षित भभुआ सदर अनुमडल 
श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव, कटिहार 

56 / 2013 अनारक्षित अररिया सदर अनुमंडल 
श्री पवन कुमार, सुपौल 

57 / 2013 अनारक्षित - सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल 
श्री विकाश कुमार, मुंगेर 

58 / 2013 अनारक्षित आरा सदर अनुमंडल 
17 श्री विजय कुमार, पटना 

59 / 2013 अनारक्षित | निर्वाचन विभाग (मुख्यालय ) 
उक्त नव प्रोन्नत उप निर्वाचन पदाधिकारी को प्रोन्नत पद का आर्थिक लाभ उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद के प्रभार ग्रहण 
की तिथि से देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सोहन कुमार ठाकुर, 

अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 302 -571 + 25- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


